निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


1 श्रावण 1940 ( श० ) 
( सं0 पटना 670 ) पटना , सोमवार , 23 जुलाई 2018 


सं० को0प्र0 / कम्प्यूटर - 03 / 2017 - 5556 

वित्त विभाग 


संकल्प 

23 जुलाई 2018 
विषयः Comprehensive Treasury Management Information System ( CTMIS ) के अंतर्गत 

सरकारी प्राप्तियों हेतु ऑनलाइन भुगतान के लिए Online Government Revenue and 

Accounting system( O - GRAS ) के कियान्वयन के संबंध में । 

वित्त विभागीय संकल्प सं0 - 1212 दिनांक 20 फरवरी 2017 की कंडिका - 14 के द्वितीय पंक्ति में अंकित 
वाक्यांश - " मासिक लेखा के साथ चालान के स्थान पर e- FPB द्वारा दिया गया मुहरित एवं हस्ताक्षरित स्क्रॉल 
महालेखाकार को प्रेषित किया जायेगा " को विलोपित करते हुए उसके स्थान पर निम्नलिखित संशोधन किया जा 
रहा है: 

" मासिक लेखा के साथ चालान के स्थान पर RBI के e- kuber से प्राप्त e- scroll महालेखाकार 
( ले० एवं हक0 ) को प्रेषित किया जायेगा । " 

इसे इस हद तक संशोधित समझा जाए । 
अन्य सभी तथ्य यथावत रहेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

राहुल सिंह , 
सचिव (व्यय) । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 670-571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette. bih. nic.in 


